CM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 906 राँची , सोमवार 


24 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 अगस्त, 2018 


संख्या - 3/ पद -1(क)- 01/ 2014 का .- 6708 -- श्री विधान चन्द्र चौधरी, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
713/03, गृह जिला- गोड्डा), अपर समाहर्ता, जामताड़ा ( संयुक्त सचिव एवं समकक्ष कोटि में 
उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता 
विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 3/पद- 1(क )-01/ 2014 का .- 6709-- श्री नन्दकिशोर लाल, झा०प्र०से० ( कोटि क्रमांक 
764/ 03 , गृह जिला- राँची ), अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर ( अपर समाहर्ता एवं समकक्ष कोटि 
में उत्क्रमित ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 24 सितम्बर , 2018 
संख्या- 3/पद -1( क )-01/ 2014 का .- 6710 -- श्री योगेन्द्र प्रसाद, झा०प्र०से० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला- कोडरमा ), जिला परिवहन पदाधिकारी, गुमला की सेवा परिवहन विभाग, झारखण्ड, राँची से 
वापस लेते हुए उन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर, देवघर के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 
ii . श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् मधुपुर, देवघर के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


2. 
3. 


सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से अधिसूचित पद का प्रभार ग्रहण सुनिश्चित करेंगे । 
सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की 
कार्रवाई तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधांशु , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 906 -- 50 


